निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 वैशाख 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 310 ) पटना, सोमवार , 24 अप्रील 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

21 अप्रील 2017 
सं० 17 / स्था . - 10 - 02 / 2016 - 4774 / सा . प्र. — श्री उपेन्द्र राम , प्रशाखा पदाधिकारी ( पदस्थापन की प्रतीक्षा में ), 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना को स्वास्थ्य विभाग , बिहार, पटना में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मो0 सिराजुद्दीन अंसारी, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 310-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


